सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र , 1938 ( श०) 


संख्या- 849 


राँची, गुरुवार , 


7 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
20 जून , 2017 


संख्या -1/ पी०-101/ 2014 का .- 7356-- विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री भगवान दास, भा .प्र. से. ( झाः2002) अगले आदेश तक अपने कार्यों 
के साथ नागरिक सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या-1/ पी० - 101/ 2014 का .- 7357 -- आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री गौरी शंकर मिंज, भा . प्र . से . ( झाः2002 ) ( अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, आदिवासी 
सहकारिता विकास निगम ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव , स्कूली शिक्षा 
एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मिंज अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, 
झारखण्ड एवं निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ( UCERT ) के भी अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे | यह अतिरिक्त प्रभार श्री चन्द्रशेखर , भा .प्र.से . के विरमित होने के पश्चात दिनांक 
1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 7 सितम्बर , 2017 


संख्या -1/ पी०- 101/ 2014 का .- 7358 -- विभागीय अधिसूचना संख्या - 7252 दिनांक 
17 जून , 2017 द्वारा श्री हर्ष मंगला, भा .प्र. से . ( झाः2008 ) को स्थानान्तरित करते हुए निदेशक, उच्च 
शिक्षा, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया था । इस अधिसूचना को विलोपित 
किया जाता है । 


2. श्री मंगला पूर्ववत अपर सचिव , कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची, ( अतिरिक्त प्रभार 
मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, झारखण्ड एवं प्रबंध निदेशक , अल्पसंख्यक वित्त 
विकास निगम, झारखण्ड ) के पद पर बने रहेंगे | 


___ 3. श्री मंगला अपने कार्यों के साथ आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड एवं प्रबंध 
निदेशक , आदिवासी सहकारिता विकास निगम, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-1/ पी०- 101/ 2014 का .- 7359-- संयुक्त सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन , भा . प्र. से. ( झाः2010 ) को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-1/ पी० - 101/ 2014 का .- 7360-- निदेशक , समाज कल्याण , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री अब इमरान , भा . प्र. से . ( झाः2010) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -1 /पी० - 101/2014 का .- 7361-- अधिसूचित कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट लेबर 
वेलफेयर सोसायटी, राँची ( स्वास्थ्य , चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड के अन्तर्गत ) श्री 
दिव्यांशु झा , भा .प्र. से. ( झाः2014) को अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , राँची नगर निगम, राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट 

श्री टा 
लेबर वेलफेयर सोसायटी , राँची ( स्वास्थ्य , चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत ) 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 849- 50 


